रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L..- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


EXTRAORDINARY 


got 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i ) . . . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, सोमवार , जुलाई 3 , 2000 / आषाढ़ 12 , 1922 
NEW DELHI, MONDAY , JULY 3 , 2000 /ASADHA 12 , 1922 . 


सं . 362 ] 
No. 362 ] 


संसदीय कार्य मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2000 
सा . का . नि. 583 ( अ ). --केंद्रीय सरकार, संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक ( प्रसुविधाएं ) अधिनियम , 
1998 ( 1999 का 5 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक 
( टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं ) नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक ( टेलीफोन और सचिवीय 

प्रसुविधाएं ) संशोधन नियम, 2000 है । 
( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ; 

2. संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक ( टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं ) नियम, 1999 ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के, 

(i ) नियम 2 में , खंड ( iii ) का लोप किया जाएगा 
( ii ) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् : -- 

" 3. टेलीफोन प्रसुविधाएं - ( 1 ) मान्यताप्राप्त दल या समूह का प्रत्येक नेता , प्रत्येक उपनेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक , दिल्ली 
या नई दिल्ली में स्थित उसके कार्यालय या निवास में से किसी एक पर स्थापित एक टेलीफोन के स्थापन और किराये की बाबत 
कोई संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा और वह ऐसे नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक के रूप में उसकी पदावधि के दौरान उस 
टेलीफोन से की गई किन्हीं कालों की बाबत, उसके ऐसे प्रमाणीकरण के अधीन रहते हुए कि कालें , उसके ऐसे नेता, उपनेता और 
मुख्य सचेतक के कर्तव्यों के निर्वहन में की गई थी , कोई संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन दी गई प्रसुविधा, उसे संसद सदस्य के रूप में आवासन और टेलीफोन प्रसुविधाएं ( संसद सदस्य ) 

नियम , 1956 के अधीन अनुज्ञेय टेलीफोन प्रसुविधाओं के अतिरिक्त होगी । "; 
( iii ) नियम 4 में , " प्रत्येक नेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक " शब्दों के स्थान पर " प्रत्येक नेता , प्रत्येक उपनेता और प्रत्येक मुख्य 

सचेतक " शब्द रखे जाएंगे ; 
( iv ) नियम 5 में , " नेता या मुख्य सचेतक " शब्दों के स्थान पर " नेता , उपनेता या मुख्य सचेतक " शब्द रखे जाएंगे; 
( v ) नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 


1829 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (PART II — Sec. 3(1)] 
" 6. नियम 3 और नियम 4 के अधीन अनुज्ञेय टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं, यथास्थिति , ऐसे नेता, उपनेता या मुख्य सचेतक 
को उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, जो संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक ( प्रसुविधाएं ) अधिनियम, 
1998 a ERT 
3 

afrais ! 


[ AL. F. 2 (3 )/ 2000 – 3773 * .] 
. . . देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 3rd July , 2000 
G . S. R . 583 (E ).- In exercise of the powers conferred by section 4 of 
the leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in 
Parliament (Facilities ) Act , 1998 ( 5 of 1999 ) , the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend the leaders and Chief 
Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament ( Telephone and 
Secretarial Facilities ) Rules , 1999 , namely : 


1 . 


( 1 ) 


These rules may be called the Leaders and Chief Whips of 
Recognised Parties and Groups in Parliament ( Telephone and 
Secretarial Facilities ) Amendment Rules , 2000 . 


( 2 ) 


They shall come into force from 
publication in the Official Gazette . 


the date of their 


In the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and 
Groups in Parliament ( Telephone and Secretarial Facilities ) 
Rules , 1999 (hereinafter referred to as the said Rules ) , 


( i ) in rule 2 , clause ( iii ) shall be omitted ; . 


( ii ) in the said Rules , for rule 3 , the following rule 
shall be substituted , namely : 


" 3 . Telephone Facilities . - ( 1 ) Each leader , each deputy 
leader and each chief whip of a recognised party or group 
shall not be liable to make any payment in respect of the 
installation and rental of one telephone installed either 
at his office or residence in Delhi or New Delhi and he 
shall not be liable to make any payment in respect of any 
calls made from that telephone during his tenure as such 
leader , deputy leader and chief whip subject to his 
certifying that the calls were made in the discharge of his 
duties as such leader , deputy leader and chief whip . 


officeand rental of any payment is party or cauty 


[1 - 


US 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- ~ 


( 2 ) The facility under sub - rule ( 1 ) shall be in addition to 
the telephone facilities admissible to him as a Member of 
Parliament under the Housing and Telephone Facilities ( Members 
of Parliament ) Rules , 1956 . " ; 


( iii ) in the said Rules , in rule 4 , for the words " each 
leader and each chief whip " , the words " each leader , each 
deputy leader and each chief whip " shall be substituted ; 


( iv ) in the said Rules , in rule 5 , for the words " the leader 
or chief whip " , the words " the leader , deputy leader or chief 
whip " shall be substituted ; 


( v ) in the said Rules , after rule 5 , the following rule shall 
be inserted , namely : 


" 6 . The telephone and secretarial facilities admissible under 
rule 3 and 4 shall not be provided to such leader , deputy 
leader or chief whip , as the case may be , as mentioned in the 
proviso to section 3 of the leaders and Chief Whips of 
Recognised Parties and Groups in Parliament ( Facilities ) Act , 
1998 . " 


[F. No. 2(3)/2000 -R & C ] 
D . R . TIWARI, Jt. Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapur , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


